रजिस्ट्री सं.डीएल- ( एन ) 04 / 0007 /2003-20 


REGISTERED No. - DL- ( N ) 04 / 0007 / 2003-20 


MARH 


भारत का 

राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल.- सा .- 24102020-222712 
CG - DL - W - 24102020-222712 
HIGITEC / 

WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 43 ] 
No. 43] 


नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 24 अक्तूबर 30 , 2020 ( कार्तिक 2 , 1942 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24OCTOBER 30 , 2020 (KARTIKA 2 , 1942 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग - खण्ड 2 

[ PART I — SECTION 2 ] 
[ (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की 

नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt. Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


प्रधानमंत्री कार्यालय 


नई दिल्ली -110011, दिनांक 15 अक्तूबर 2020 
सं . ए . 12011 / 2 / 2016 - पीएमई ( भाग- II ) —— इस कार्यालय की दिनांक 09.10.2019 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में 
सुश्री नीति वर्मा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था (एनआईईपीए ), नई दिल्ली की पेशेवर सहायक के इस कार्यालय में सहायक 
पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को 14.09.2020 से 13.09.2021 तक 01 वर्ष की अवधि के लिए 
या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है । 

सुरजीत दत्ता, अवर सचिव 


लोक सभा सचिवालय 


नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 सितम्बर 2020 
सं . एफ . 23/21/ 2019/ जीएन-8982 / एएन- अध्यक्ष, लोक सभा , निम्नलिखित संयुक्त सचिवों को 9 सितम्बर, 2020 से अगले 
आदेश तक , नीचे दर्शाए गए क्रम में , पे मैट्रिक्स के स्तर 15 में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं : 

1. श्री पी . सी . कौल 
2. श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी 
3. श्री एन.सी. गुप्ता 

विनोद कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव 


1--292GI/ 2020 


( 705 ) 


706 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 24 , 2020 ( कार्तिक 2 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


दिनांक 21 सितम्बर 2020 


सं . लाफियाज - एएन -1 051 /657 / 2020 /जीएन -8990 / एएन- | श्री गणपति भट , भारतीय राजस्व सेवा :1989 (सिविल कोड-89036 ), 
जो वर्तमान में लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं , को उनके मूल संवर्ग में समयपूर्व 
प्रत्यावर्तन संबंधी उनके अनुरोध को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, 5 अक्तूबर, 2020 के अपराह्न से इस सचिवालय में उनके 
कार्यभार से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात , उनकी सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंपी जाती हैं | 

विनोद कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव 


दिनांक 25 सितम्बर 2020 
सं . लाफियाज - एएन -1 025/94/2020/जीएन-8991/एएन- इस सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति की वर्तमान 
अवधि पूर्ण होने के परिणामस्वरूप, डॉ कविता प्रसाद ( भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा: 1994 ) को 30 सितम्बर, 2020 के अपराह्न 
से इस सचिवालय में उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् , उनकी सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् भारत के नियंत्रक और 
महालेखापरीक्षक के कार्यालय को सौंपी जाती हैं | 

विनोद कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 14 सितम्बर 2020 
सं . पीएफ .1245- आर ( 3) जीएन -8983/एएन -1/2020 अध्यक्ष, लोक सभा , श्री महबूब आलम , असिस्टेंट प्रोडक्शन आफिसर को 
9 सितम्बर, 2020 से अगले आदेश तक , पे मैट्रिक्स ₹ 56100-177500 ] के स्तर 10 में प्रोडक्शन आफिसर के ग्रेड में स्थानापन्न रूप 
से नियुक्त करते हैं । 

2. वह प्रोडक्शन आफिसर के ग्रेड में अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। 

3. प्रोडक्शन आफिसर के पद पर उनकी नियुक्ति समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनाम संजय कोठारी एवं अन्य मामले में 
एसएलपी ( सी ) सं . 4831/2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित अवमानना याचिका ( सी ) सं .314/ 2016 के परिणाम के 
अध्यधीन होगी। 

श्रीकांत एस ., उप सचिव 


" 


सं . एफ . 23 / 06/ 2020 / जीएन-8984 / एएन-I/ पी - 86005 – अध्यक्ष, लोक सभा , श्री अरुण कुमार साहू, उप निदेशक ( सुरक्षा) को 
10 सितम्बर, 2020 से अगले आदेश तक , पे मैट्रिक्स [ र 78800-209200 ] के स्तर 12 में संयुक्त निदेशक ( सुरक्षा) के ग्रेड में नियुक्त 
करते हैं । 


श्रीकांत एस., उप सचिव 


सं . एफ . 23/ 06/ 2020 / जीएन -8985 / एएन-I/ पी- 86005 – अध्यक्ष , लोक सभा, श्री नरेश कुमार, सुरक्षा अधिकारी को 10 सितम्बर, 
2020 से अगले आदेश तक , पे मैट्रिक्स [ र 67700-208700 ] के स्तर 11 में उप निदेशक ( सुरक्षा) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं । 

श्रीकांत एस ., उप सचिव 


सं . एफ . 23 / 06 / 2020 / जीएन-8986 / एएन-l / पी - 86005 – अध्यक्ष, लोक सभा, श्री जागीर सिंह, सुरक्षा अधिकारी को 10 सितम्बर , 
2020 से अगले आदेश तक , पे मैट्रिक्स [ 67700-208700 ] के स्तर 11 में उप निदेशक ( सुरक्षा) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त 
करते हैं । 


श्रीकांत एस ., उप सचिव 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 14 सितम्बर 2020 
सं . एफ . 23 / 09 / 2020 / जीएन -8987 /एएन-| -अध्यक्ष, लोक सभा, श्री आई. ए.वी.एन.एस. मूर्ति, वरिष्ठ संसदीय भाषांतरकार को 
10 सितम्बर, 2020 से अगले आदेश तक , पे मैट्रिक्स के स्तर 12 में संयुक्त निदेशक ( भाषांतरण) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

स्वाति परवाल , उप सचिव 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र, अक्तूबर 24 , 2020 ( कार्तिक 2 , 1942 ) 


707 


दिनांक 17 सितम्बर 2020 


सं . एफ . 41/03/ 2020 / जीएन-8989/ एएन- अध्यक्ष, लोक सभा, पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में कार्यरत श्रीमती कांता नेगी, वरिष्ठ 
निजी सचिव को समयमान स्थापन योजना- 2011 के अंतर्गत 15 सितम्बर, 2020 से संयुक्त निदेशक ( पीएसएस) के पद के साथ संबद्ध 
पे मैट्रिक्स के स्तर 12 में रखते हैं । 

स्वाति परवाल, उप सचिव 


भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय 

नई दिल्ली -110001, दिनांक 1 जून 2020 
सं . ए -19 / जी - ए / 113 - श्री धीरेन्द्र ओझा ( आईआईएसः 1990 ) को महानिदेशक के रूप में भारत निर्वाचन आयोग में 
कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप एतद्द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के निदेश के साथ 
31.05.2020 ( अपराह्न) से आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है । 

2. इसके अतिरिक्त, श्री धीरेन्द्र ओझा को 1 जून, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक महीने की सेवांत छुट्टी, जो केन्द्रीय 
प्रतिनियुक्ति के अधिकारियों के लिए यथा अनुप्रयोज्य है, प्रदान की जाती हैं । वे उक्त छुट्टियों के समाप्त होने पर सूचना एवं प्रसारण 
मंत्रालय में रिपोर्ट करेंगे । 

बी . सी . पात्रा, सचिव 


दिनांक 3 सितम्बर 2020 
सं . ए -19 / जी - ए / 135 — आयोग की दिनांक 13.09.2018 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में , सुश्री ए . मोना श्रीनिवास, 
भा.प्र.से. (एचवाई : 2006 ) का भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में निदेशक के पद पर , लेवल -13 (1,23,100--2,15,900 / - रु . ) के 
वेतन मैट्रिक्स में , प्रतिनियुक्ति (द्विपक्षीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर) का कार्यकाल विद्यमान निबंधन एवं शर्तों पर एतद्द्वारा दिनांक 
10.09.2021 की अवधि या आगामी आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है । 

बी . सी . पात्रा, सचिव 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 6 अगस्त 2020 
सं . 193/22/02/2020 (एचके ) —भारत निर्वाचन आयोग में अवर सचिव, सुश्री हरजीत कौर, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त 
करने पर 31 जुलाई के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं । 

कप्तान चंद, अवर सचिव 


सं . 193/22/04/2020 (एलडी ) —भारत निर्वाचन आयोग में अवर सचिव, श्रीमती लक्ष्मी देवी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त 
करने पर 31 जुलाई के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं । 

कप्तान चंद, अवर सचिव 


गृह मंत्रालय 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 8 अक्टूबर 2020 
सं . |-18011 / 04 / 2020 - आई.पी.एस. - 4 — भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 ए 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग के श्री राजीव पचर , भा.पु.से. ( राजस्थान: 2010 ) को 
दिनांक 20.12.2012 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं । 

ए . के. सरन, निदेशक ( पुलिस) 


दिनांक 12 अक्टूबर 2020 
सं . । - 18011 / 03 / 2020 - आई.पी.एस. - 4 – भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 ए 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के 
समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं 
परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 

स्थायीकरण की तिथि 
श्रीमती पूजा यादव , भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2014 ) 

01.09.2016 
श्री दीपक, भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2016) 

18.12.2019 


क्र. सं . 


1 . 


2 . 


708 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 24 , 2020 ( कार्तिक 2 , 1942 ) 


[ भाग -खण्ड 2 


क्र . सं. 


स्थायीकरण की तिथि 


3 . 


19.12.2019 


4 . 


19.12.2018 


5 . 


29.08.2019 


6 . 


19.12.2019 


परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 
श्री अतुल शर्मा, भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2016 ) 
श्री रविन्द्र कुमार, भा.पु.से. ( उ.प्र .: 2016 ) 
श्री शुभम पटेल, भा.पु.से. ( उ.प्र .: 2016 ) 
मो. मुस्ताक , भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2016 ) 
श्री अनिल कुमार, भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2016 ) 
श्री गोपाल कृष्ण चौधरी, भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2016 ) 
श्री अभिषेक वर्मा, भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2016 ) 
श्री आदित्य लंगेह, भा.पु.से. ( उ.प्र.: 2016 ) 
श्री अमित कुमार आनंद, भा.पु.से. ( उ.प्र .: 2016 ) 


7 . 


03.11.2018 


8 . 


19.12.2018 


9 . 


29.08.2019 


10 . 


19.12.2019 


11 . 


19.12.2018 


ए . के. सरन, निदेशक (पुलिस) 


सं . [ -18011 / 12 / 2020 - आई.पी.एस. - 4 – भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 ए 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के आन्ध्र प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के 
समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते है : 
क्र ० सं ० परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 

स्थायीकरण की तिथि 
श्री वकुल जिंदल, भा.पु.से. (ए.पी.: 2016 ) 
श्री सतीश कुमार एस ., भा.पु.से. ( ए.पी .. : 2016 ) 

ए . के. सरन, निदेशक ( पुलिस) 


1 . 


19.12.2018 


2 . 


29.08.2018 


नई दिल्ली -01, दिनांक 7 अक्टूबर 2020 
सं . ।- 18011 / 06 / 2020 - आई.पी.एस. - 4 — भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3- क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती वत्सला गुप्ता, भा.पु.से. (पंजाब: 2016 ) को दिनांक 29.08.2019 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं । 

अंजन सरकार, अवर सचिव 


सं . ।- 18011 / 11 / 2020 - आई.पी.एस. - 4. भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 ए द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के केरल संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से 
भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते है 


क्र . सं . 


स्थायीकरण की तिथि 


1 . 


29.08.2013 


2 . 


परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 
श्री नारायणन टी, भा.पु.से. ( केरलः 2011 ) 
श्री याथीश चंद्र जी.एच, भा.पु.से. (केरलः 2011 ) 
श्री कार्थिक के, भा.पु.से. ( केरलः 2011 ) 
श्री हरि शंकर, भा.पु.से. ( केरलः 2011 ) 


01.09.2014 


3 . 


29.08.2013 


4 . 


06.12.2015 


अंजन सरकार, अवर सचिव 


वित्त मंत्रालय 

(व्यय विभाग) 

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2020 
सं. 8-1 / 2017 - एसबीके. -सक्षम प्राधिकारी डॉ . सज्जन एस. यादव, संयुक्त सचिव (पीएफ राज्य ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को 
श्री राजीव रंजन , अपर सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के स्थान पर ( कार्य आवंटन में परिवर्तन के कारण ) 24 सितम्बर, 2020 से अगले आदेशों 
तक स्वच्छ भारत कोष (एसबीके ) का प्रशासक नियुक्त करते हैं । 

एल . के . त्रिवेदी, उप सचिव 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र, अक्तूबर 24 , 2020 ( कार्तिक 2 , 1942 ) 


709 


उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर 2020 
सं . ए -38012 / 3 / 2019 - स्था.- |--खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा से सम्बन्धित श्री नन्द किशोर 
कश्मीरा , निदेशक अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 अक्तूबर, 2020 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे । 

राम चन्द्र, अवर सचिव 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली -110108 , दिनांक 6 अक्तूबर 2020 
सं . ए -38011 / 1 / 2019 - सीएचएस-|| -पार्ट ( 1 )-- राष्ट्रपति, महोदय ने यह अफसोस के साथ सूचित करते हैं कि डॉ. क्रिस्टोडे राजा 
जयंत खेस -निदेशक प्रोफेसर (मनोचिकित्सा), केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची, झारखंड का स्वर्गवास दिनांक 23.07.2020 को हो गया है । 

के . वैंकटेसन, अवर सचिव 


दिनांक 7 अक्तूबर 2020 
सं . ए . 12025 / 346/ 2016 - सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सपना कुमारी को दिनांक 
19 नवम्बर , 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन] 
(पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. सपना कुमारी को सी . आई. 
पी . , राँची के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी। 

के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


दिनांक 13 अक्तूबर 2020 
सं . ए . 12025 / 341 / 2016 - सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . सुरेश जोगा को दिनांक 
28 सितम्बर, 2017 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400/ - रूपए ग्रेड वेतन] 
(पूर्व- संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ. सुरेश जोगा को श्रम मंत्रालय 
( श्रमिक कल्याण संगठन, हैदराबाद ) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . वैंकटेसन, अवर सचिव 


नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 2020 
सं . ए . 12025 /67 / 2017 - सीएचएस-III— राष्ट्रपति महोदय , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . माहेश्वरी के. को दिनांक 
16.08.2017 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में जीव रसायन की विशेषज्ञता में 
सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं । 

विवेक नारायण, अवर सचिव 


सं . ए . 12025 /11/ 2019 - सीएचएस-III- राष्ट्रपति महोदय ने डॉ. जावेद अहमद को दिनांक 16.05.2019 के पूर्वाह्न से अगले 
आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में बाल चिकित्सा विज्ञान विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर 
नियुक्त करते हैं । 


विवेक नारायण, अवर सचिव 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) 

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितंबर 2020 
सं ए -19012/12/ 2020 ई.ए.। आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 30.08.2020 की मि.सं. 11016 / 1 / 2020 - आई.ई.एस. के तहत् 
जारी आदेश संख्या पी-6 / 2020 के अनुसरण में , श्रीमति लीना कुमार ( आई.ई.एस. : 2015) भारतीय आथिक सेवा के जूनियर टाइम स्केल 
( जे.टी.एस.) स्तर के अधिकारी, वर्तमान में सहायक निदेशक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के रूप मे तैनात, को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 


710 


भारत का राजपत्र , अक्तूबर 24 , 2020 ( कार्तिक 2 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


11 ( रु. 67,700–2,08,700 ) में सीनियर टाइम स्केल (एस.टी.एस.) में नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है और कृषि लागत एवं 
मूल्य आयोग मे उपनिदेशक के रूप मे 31.08.2020 (पूर्वाहन) से पदस्थापित किया गया है | 

सुनील कुमार, अवर सचिव 
परमाणु ऊर्जा विभाग 

मुंबई -400 001 , दिनांक 1 अक्तूबर 2020 
सं . 6( 2873 ) /2020-प्रशा./7111--राष्ट्रपति द्वारा सुश्री सुषमा तायशेटे, संयुक्त सचिव, न्याय विभाग को 18.05.2020 (पूर्वाह्न ) से 
05.07.2003 तक अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो तक परमाणु ऊर्जा विभाग में लेवल -14 में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

अशोक बी . गेरीरा, अवर सचिव 


कल्पाक्कम -603102, दिनांक 6 अक्तूबर 2020 
सं . भापअकेसु / भर्ती / 2 (14 ) / 2020 / 769 -- मुख्य कार्यपालक , नाभिकीय पुनः चक्रण मंडल, मुंबई, श्रीमती मिनी ए मेनन, सहायक भाभा 
परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई, को दिनांक 13/07/2020 के पूर्वाह्न से अगले आदेश आने तक नाभिकीय पुनःचक्रण मंडल, कल्पाक्कम में नियमित 
तौर पर सहायक कार्मिक अधिकारी ( वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8) के रूप में नियुक्त करते हैं । 

कोनार पदमा , प्रशासन अधिकारी- III 


परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद 

मुंबई -400094, दिनांक 12 अक्तूबर 2020 
सं . एईआरबी / प्रशा. / 1 / 77 / 1286 -- राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी ) के निम्नलिखित वैज्ञानिक 
अधिकारी को अगले आदेश निकलने तक इसी बोर्ड में दिनांक 08.07.2019 से अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति पर नियुक्ति प्रदान करते हैं: -- 
अधिकारी का नाम एवं पदनाम पदोन्नति ग्रेड 

वेतन मैट्रिक्स लेवल 
श्रीमती देबान्विता पॉल वैज्ञानिक अधिकारी / ई 

वेतन मैट्रिक्स का लेवल 12 
वैज्ञानिक अधिकारी / डी 


कृष्णकुमार वी . , प्रशासन अधिकारी- III 


परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय 
हैदराबाद- 500016 , दिनांक 30 सितम्बर 2020 


सं . पखनि -1/ 1 / 2019 - भर्ती/1141 - राष्ट्रपति महोदय परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के निम्नलिखित 
व्यक्तियों को दिनांक अगस्त 01 , 2020 के पूर्वाह्न से वैज्ञानिक अधिकारी " सी " के रूप में अस्थायी हैसियत में अगले आदेशों तक वेतन 
मैट्रिक्स के लेवल-10 पर नियुक्त करते हैं: 

क्रमांक अधिकारी के नाम सर्वश्री 

देबयाँ सेनगुप्त 
सुश्री के. पुष्कला 
ज्योतिस्कर हजारिका 
हर्षित वार्ष्णेय 


1 


2 


3 


4 


5 


मनीष पटेल 


co 


नितिन मिश्रा 


7 


स्वागत प्रधान 


8 


रजत कुमार दास 
विजय यादव 


9 


10 


शिवम सोन 


11 


रामसेवक सिंह 


12 


शिवम पाण्डेय 


एन अंजनी कुमार, मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र, अक्तूबर 24 , 2020 ( कार्तिक 2 , 1942 ) 


711 


ग्रामीण विकास मंत्रालय 

( भूमि संसाधन विभाग) 

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 सितम्बर 2020 
सं . ए . 20014 / 1 / 2006 - प्रशा. इस विभाग के दिनांक 07.06.2019 के समसंख्यक आदेश के अनुसरण में श्री प्रदीप कुमार 

की 
तकनीकी अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप श्री प्रदीप कुमार को भूमि संसाधन विभाग में 07.06.2019 अपराह्न से 
44,900-1,42,400 / - रु . [ पे मेट्रिक्स में लेवल -7 ( सातवां केंद्रीय वेतन आयोग )] में तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है । 


टी.एच. लियानबोई अवर सचिव 


रेल मंत्रालय 

(रेलवे बोर्ड) 

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 
सं. ईआरबी -1 / 2017 / 2 / 51 -- राष्ट्रपति जी , श्री अशुल गुप्ता , आईआरएसएसई को 07.10.2020 के पूर्वाह्न से वेतनमान -16 में 
पदोन्नत होने पर, अपर सदस्य (सिग्नल ), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव 


दिनांक 13 अक्तूबर 2020 
सं . ईआरबी -1 / 2013 / 3 / 7 -- श्री निलप कुमार मिंज, हैड ड्राफ्ट्समैन, रेलवे बोर्ड को दिनांक 03.08.2020 के पर्वाहन से नियमित आधार 
पर पे बैंड -2, 9300-34800 / -रुपये + ग्रेड पे 4800 / - रुपये (संशोधन - पूर्व) में सहायक डिज़ाइन इंजीनियर, रेलवे बोर्ड के रूप में पदोन्नत 
किया गया है । 

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव 


712 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 24 , 2020 (KARTIKA 2 , 1942) 


[ PART 1 - SEC . 2 


PRIME MINISTER S OFFICE 

New Delhi - 110011, the 15th October 2020 
No. A. 12011 /2 / 2016 -PME ( Vol.II) — In continuation of this Office s notification of even number dated 09.10.2019 , 
the deputation tenure of Ms. Niti Verma, Professional Assistant of National Institute of Educational Planning & 
Administration ( NIEPA) , New Delhi as Assistant Library & Information Officer in this Office is extended for a period of 01 
year w.e.f. 14.09.2020 to 13.09.2021 or until further orders , whichever is earlier. 

SURAJIT DUTTA , Under Secretary 


LOK SABHA SECRETARIAT 

New Delhi - 110001 , the 10th September 2020 
No.F.23 /21 / 2019 /GN -8982 / AN - I. — The Speaker is pleased to appoint the following Joint Secretaries to the post of 
Additional Secretary in Level 15 in the Pay Matrix , in the order as shown below , with effect from 9th September, 2020 until 
further orders : 

1 . Shri P.C.Koul 
2 . Smt . Abha Singh Yaduvanshi 
3 . Shri N.C.Gupta 

V.K. TRIPATHI , Joint Secretary 


The 21st September 2020 
No.LAFEAS - AN 1051/657 /2020 /GN -8990 /AN - I. — Consequent upon acceptance of his request for pre -mature 
repatriation to his parent cadre , Shri Ganapati Bhat , IRS : 1989 ( Civil Code - 89036 ) who is presently working as Additional 
Secretary on deputation basis shall stand relieved of his duties in the Secretariat with effect from the afternoon of 
5th October , 2020 and , thereafter, his services stand placed at the disposal of his parent Cadre viz . Central Board of Direct 
Taxes . 

V.K. TRIPATHI, Joint Secretary 


The 25th September 2020 
No.LAFEAS - AN 1025 / 94 / 2020 /GN - 8991 /AN - I. Consequent upon completion of her present term of deputation as 
Joint Secretary in the Secretariat , Dr. Kavita Prasad ( IA & AS : 1994 ) shall stand relieved of her duties in the Secretariat with 
effect from the afternoon of 30th September, 2020 and , thereafter, her services stand placed at the disposal of her parent 
Cadre viz . the Office of Comptroller and Auditor General of India . 

V.K.TRIPATHI, Joint Secretary 


New Delhi - 110001 , the 14th September 2020 
No.PF.1245 - R ( 3 ) /GN-8983/AN-1/2020.—The Speaker is pleased to appoint Shri Mehboob Alam , Assistant 
Production Officer to the grade of Production Officer in Level 10 in the Pay Matrix [Rs. 56,100—1,77,500 ] in an officiating 
capacity with effect from 09th September, 2020 until further orders. 

2. He will be on probation for a period of two years with effect from the date of his appointment to the grade of 
Production Officer . 

3. His appointment to the post of Production Officer is subject to the outcome of the contempt Petition ( C ) 
No.314 / 2016 in SLP ( C ) No.4831 / 2012 - Samta Andolan Samiti through its President vs. Sanjay Kothari & Ors . pending in the 
Hon ble Supreme Court. 

SREEKANTH S. , Deputy Secretary 


No.F.23/ 06 /2020 /GN -8984 / AN - 1 / P - 86005. — The Speaker is pleased to appoint Shri Arun Kumar Sahu , Deputy 
Director ( Security) to the grade of Joint Director ( Security) in Level 12 in the Pay Matrix [ Rs . 78,800—2,09,200 ] with effect 
from 10th September , 2020 , until further orders . 

SREEKANTH S. , Deputy Secretary 


No.F.23 / 06 / 2020 /GN -8985 / AN - I/ P - 86005. — The Speaker is pleased to appoint Shri Naresh Kumar , Security Officer 
to the grade of Deputy Director ( Security) in Level 11 in the Pay Matrix [Rs. 67,700—2,08,700 ] with effect from 
10th September, 2020 , until further orders. 

SREEKANTH S. , Deputy Secretary 


PART 1- SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 24 , 2020 ( KARTIKA 2 , 1942 ) 


713 


No. F.23 / 06 / 2020 /GN -8986 / AN - I/ P - 86005. — The Speaker is pleased to appoint Shri Jagir Singh , Security Officer to 
the grade of Deputy Director ( Security ) in Level 11 in the Pay Matrix [ Rs . 67,700—2,08,700 ], on ad - hoc basis with effect 
from 10th September, 2020 , until further orders. 


SREEKANTH S. , Deputy Secretary 


New Delhi - 110001 , the 14th September 2020 
No. F.23 /09 / 2020 /GN - 8987 / AN - I. — The Speaker is pleased to appoint Shri I.A.V.N.S. Murthy, Senior 
Parliamentary Interpreter to the post of Joint Director ( Interpretation ) in Level - 12 in the Pay Matrix , with effect from 
10th September, 2020 , until further orders . 


SWATI PARWAL , Deputy Secretary 


The 17th September 2020 
No. F.41/03 /2020 /GN - 8989 / AN -I. — The Speaker is pleased to place Smt. Kanta Negi , Senior Private Secretary in 
Level - 11 in the Pay Matrix to Level - 12 in the Pay Matrix attached to the post of Joint Director ( PSS ) with effect from 
15th September, 2020 under the Time Scale Placement Scheme - 2011. 


SWATI PARWAL , Deputy Secretary 


SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 


New Delhi - 110001 , the 1st June 2020 


No. A -19 /G - A /113 — Consequent upon the expiration of his term as Director General in the election Commission of 
India , Shri Dhirendra Ojha, ( IIS : 1990 ) is hereby relived from the Commission w.e.f. 31.05.2020 ( A / N ) with a direction to 
report for duty to the office of the Ministry of Information Broadcasting . 

2. Further, Shri Dhirendra Ohja is granted end of tenure leave of two months from 1st June , 2020 to 31st July , 2020 , 
as applicable to officers on Central Deputation . He will report to the Ministry of Information and Broadcasting on expiry of 
the said leave . 


B. C. PATRA , Secretary 


The 3rd September 2020 


No. A - 19 /G - A / 135 — In continuation of the Commission s notification of even number dated 13.09.2018 , the term 
of deputation ( through bilateral deputation basis ) of Ms. A. Mona Sreenivas , IAS ( HY : 2006 ) , on the post of Director , in 
Level 13 [ Rs . 1,23,100-2,15,900 ] of the Pay Matrix , in the Secretariat of Election Commission of India , is hereby extended 
on the existing terms and conditions , for a period up to 10.09.2021 , or till further orders , whichever is earlier. 


B.C. PATRA, Secretary 


New Delhi - 110001, the 6th August 2020 


No. 193/22/02/2020 (HK ) —On attaining the age of superannuation, Ms. Harjeet Kaur, Under Secretary in the 
Election Commission of India , has retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July , 2020 . 


KAPTAN CHAND , Under Secretary 


No. 193/22/04/2020 ( LD ) —On attaining the age of superannuation , Smt . Laxmi Devi , Under Secretary in the 
Election Commission of India , has retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July , 2020 . 


KAPTAN CHAND , Under Secretary 


714 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 24 , 2020 (KARTIKA 2 , 1942) 


[ PART 1 - SEC . 2 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi -01, the 8th October 2020 


No. I - 18011 / 04 / 2020 - IPS . - IV - In exercise of powers conferred by Rule - 3A of the Indian Police Service ( Probation) 
Rules , 1954 , the President of India is pleased to confirm Shri Rajeev Pachar, IPS ( RJ : 2010 ) in the Indian Police Service with 
effect from 20.12.2012 . 


A. K. SARAN , Director ( Police ) 


The 12th October 2020 


No. I - 18011 /03 / 2020 - IPS - IV . — In exercise of powers conferred by Rule - 3A of the Indian Police Service ( Probation) 
Rules , 1954 , the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the 
cadre of Uttar Pradesh , in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names : 


Sl . No. 


Name of the IPS Probationer 


Date of confirmation in 

IPS 


S / Shri 


1 . 


01.09.2016 


2 . 


Smt Pooja Yadav , IPS ( UP : 2014 ) 
Deepak , IPS ( UP : 2016 ) 
Atul Sharma , IPS ( UP : 2016 ) 


18.12.2019 


3 . 


19.12.2019 


4 . 


19.12.2018 


5 . 


29.08.2019 


6 . 


19.12.2019 


7 . 


03.11.2018 


Ravindra Kumar, IPS ( UP : 2016 ) 
Shubham Patel , IPS ( UP : 2016 ) 
Md . Mustaque, IPS (UP : 2016 ) 
Anil Kumar , IPS (UP : 2016 ) 
Gopal Krishan Choudhary , IPS ( UP : 2016 ) 
Abhishek Verma, IPS ( UP : 2016 ) 
Aditya Langeh , IPS ( UP : 2016 ) 
Amit Kumar Anand , IPS ( UP : 2016 ) 


8 . 


19.12.2018 


9 . 


29.08.2019 


10 . 


19.12.2019 


11 . 


19.12.2018 


A. K. SARAN , Director ( Police ) 


No. I - 18011 / 12 / 2020 - IPS.IV. — In exercise of powers conferred by Rule - 3A of the Indian Police Service ( Probation) 
Rules , 1954 , the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the 
cadre of Andhra Pradesh , in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names : 


Sl . No. 


Date of confirmation 


Name of the IPS Probationer 
Shri Vakul Jindal, IPS ( AP : 2016 ) 


1 . 


19.12.2018 


2 . 


Shri Sathish Kumar S , IPS ( AP : 2016 ) 


29.08.2018 


A. K. SARAN , Director ( Police ) 


New Delhi-01, the 7th October 2020 


No. I - 18011 /06 / 2020 - IPS.IV. — In exercise of powers conferred by Rule - 3A of the Indian Police Service ( Probation ) 
Rules , 1954 , the President of India is pleased to confirm Smt . Vatsala Gupta , IPS ( PB : 2016 ) in the Indian Police Service with 
effect from 29.08.2019 . 


ANJAN SARKAR , Under secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 24 , 2020 ( KARTIKA 2 , 1942 ) 


715 


No. I - 18011 /11 / 2020 - IPS.IV. — In exercise of powers conferred by Rule - 3A of the Indian Police Service ( Probation) 
Rules , 1954 , the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the 
cadre of Kerala , in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names : 


Sl . No. 


Name of the IPS Probationer 


Date of confirmation 


1 . 


29.08.2013 


2 . 


01.09.2014 


Shri Narayanan T , IPS ( KL : 2011 ) 
Shri Yathish Chandra G.H , IPS (KL : 2011 ) 
Shri Karthick K , IPS ( KL : 2011 ) 
Shri Hari Sankar , IPS (KL : 2011 ) 


3 . 


29.08.2013 


4 . 


06.12.2015 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE ) 

New Delhi , the 24th September 2020 
No. 8-1.2017 - SBK — The Competent Authority is pleased to appoint Dr. Sajjan S. Yadav , JS ( PF States ) , Ministry 
of Finance , Department of Expenditure as Administrator of Swachh Bharat Kosh ( SBK ) in place of Shri Rajeev Ranjan , 
As , Ministry of Finance , Department of Expenditure ( due to change in work allocation ) w.e.f. 24th September, 2020 , until 
further orders . 

L.K. TRIVEDI, Deputy Secretary 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 
( DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION ) 

New Delhi, the 12th October 2020 
No. A - 38012 / 3 / 2019 -E.I. — Shri Nand Kishore Kashmira , Director belonging to the Central Secretariat Services of 
the Department of Food & Public Distribution will retire from Government service on attaining the age of superannuation 
with effect from the afternoon of 31st October , 2020 . 

RAM CHANDRA , Under Secretary 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 


New Delhi- 110108, the 6th October 2020 
No. A - 38011 / 1/ 2019 -CHS - III -Part( 1) —The President regret to inform the Dr. Christoday Raja Jayant Khess , 
Director Professor (Psychiatry ), Central Institute of Psychiatry , Ranchi, Jharkhand has died in harness on 23.07.2020 . 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


The 7th October 2020 


No. A.12025 /346 / 2016 -CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Sapna Kumari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
19th November, 2018 until further orders. Dr. Sapna Kumari is posted as Medical Officer under CIP , Ranchi . She will be on 
probation for a period of two years. 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


The 13th October 2020 
No. A.12025 /341 /2016 -CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Suresh Joga to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
28th September, 2017 until further orders. Dr. Suresh Joga is posted as Medical Officer under Ministry of Labour, ( LWO , 
Hyderabad ). 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


716 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 24 , 2020 ( KARTIKA 2 , 1942 ) 


[ PART I-SEC . 2 


New Delhi- 110011, the 13th October 2020 
No. A. 12025767 /2017 - CHS.III . — The President is pleased to appoint Dr. Maheswari K. to the post of Assistant 
Professor in the speciality of Bio -chemistry in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service on probation, 
with effect from the forenoon of 16.05.2019 and until further orders . 

VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


No. A.12025 /11 /2019 -CHS.III. — The President is pleased to appoint Dr. Javed Ahmed to the post of Assistant 
Professor of Paediatrics in the Teaching Specialist Sub -cadre of Central Health Service on probation , with effect from the 
forenoon of 16.05.2019 and until further orders . 

VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
( DEPARTMENT OF AGRICULTURE , COOPERATION AND FARMERS WELFARE ) 


New Delhi , the 18th September 2020 
No. A - 19012 / 12 /2020 -EA . — In pursuance of Department of Economic Affair s Order No.P - 6 / 2020 under File 
No.11016 / 1 /2020 - IES dated 30.08.2020 , Ms. Leena Kumar ( IES : 2015 ) , Junior Time Scale (UTS ) level officer of Indian 
Economic Service , presently posted as Assistant Director, CACP has been promoted to Senior Time Scale ( STS ) in Level 11 
of the Pay Matrix ( Rs.67,700-2,08,700 ) on regular basis and posted /retained as Deputy Director in Commission for 
Agricultural Costs and Prices ( CACP ) w.e.f. forenoon of 31.08.2020 . 

SUNIL KUMAR , Under Secretary 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 


Mumbai-400001, the 1st October 2020 


No. 6(2873 ) / 2020 - Adm / 7111 —The President is pleased to appoint Ms. Sushma Taishete, Joint Secretary, 
Department of Justice , as Joint Secretary in Level- 14 in the Department of Atomic Energy , Mumbai, with effect from the 
forenoon of 18.05.2020 to 05.07.2023 or until further orders , whichever is earlier. 


ASHOK B. GERIRA , Under Secretary 


Kalpakkam -603102 , the 6th October 2020 


No. BARCF /Rectt / 2 ( 14 ) /2020 /769 — Chief Executive , Nuclear Recycle Board, Mumbai appoints Smt . Mini A. 
Menon , Assistant , BARC , Mumbai to the post of Assistant Personnel Officer, ( Level - 8 of Pay Matrix ) in Nuclear Recycle 
Board, Kalpakkam with effect from the forenoon of 13.07.2020 on regular basis until further orders . 

KONAR PADMA , Administrative Officer - III 


ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD 


Mumbai - 400094 , the 12th October 2020 


No. AERB / Adm /1 /77 /1286 — The President is pleased to appoint the following Scientific Officer of the Atomic 
Energy Regulatory Board (AERB ) on promotion to the next higher grade in the same Board with effect from the forenoon of 
08.07.2019 until further orders . 


Grade on Promotion 


Level in Pay Matrix 


Name of the Officer & 
Designation 
Smt. Debanwita Paul , 
Scientific Officer / D 


Scientific Officer / E 


Level 12 of Pay Matrix 


KRISHNAKUMAR V. , Administrative Officer - III 


PART I- SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , OCTOBER 24 , 2020 ( KARTIKA 2 , 1942 ) 


717 


ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH 


Hyderabad -500016 , the 30th September 2020 
No. AMD - 1 / 1 / 2019 -Rectt. / 1141. –The President is pleased to appoint the under mentioned individuals as Scientific 
Officer “ C ” in Level 10 of Pay Matrix in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research , Department of Atomic 
Energy , with effect from the forenoon of August 1 , 2020 in a temporary capacity until further orders : 


S. No 


1 


2 


3 


4 . 


5 


Name of the Officer 
S / Shri 
Debayan Sengupta 
Ms. K.Pushkala 
Jyotiskar Hazarika 
Harshit Varshanay 
Manish Patel 
Nitin Mishra 
Swagat Pradhan 
Rajat Kumar Das 
Vijay Yadav 
Shivam Soni 
Ramsevak Singh 
Shivam Pandey 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


N. ANJANI KUMAR , Chief Administrative & Accounts Officer 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 
( DEPARTMENT OF LAND RESOURCES ) 


New Delhi - 110011, the 30th September 2020 


No. A -20014 / 1 / 2006 -Admn . — Consequent upon his promotion as Technical Officer vide this Department s order of 
even number dated 07.06.2019 , Shri Pradeep Kumar, is appointed as Technical Officer in the Scale of Pay Rs . 44,900 – 
1,42,400 / -, [ at Level - 7 of Pay Matrix ( 7th CPC ) ] in the Department of Land Resources, w.e.f. the afternoon of 07.06.2019 . 


TH . LIANBOI, Under Secretary 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( RAILWAY BOARD ) 


New Delhi , the 9th October 2020 


No. ERB - 1 /2017 / 2 /51 — The President is pleased to appoint Shri Anshul Gupta , IRSSE , as Additional Member 
( Signal ) , Railway Board on promotion to Pay Level - 16 , with effect from forenoon of 07.10.2020 . 


SUSHANT KUMAR MISHRA , Secretary 


The 13th October 2020 


No. ERB - 1/ 2013 / 3 / 7 — Shri Nilip Kumar Minj, Head Draughtsman , Railway Board has been promoted as Assistant 
Design Engineer, on regular basis with effect from the forenoon of 3rd August, 2020 , in Pay Band - 2 of 9300—34800 / -, 
Grade Pay of 4800 (pre -revised ). 

SUSHANT KUMAR MISHRA , Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली -110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली -110054 द्वारा ई - प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI- 110002 

AND E -PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054 


SUBIR NARAYAN NARAYAN GARAI 

Digitally signed by SUBIR 
GARAI 

Date : 2020.10.24 08:40:26 
+05 :30 


